628 


HARYANA GOVT GAZ ., APRIL 27 , 1976 ( VYSK , 7, 1898 SAKA ) 


[ PART I 


क्रमांक 642- ज ( II) .76/ 119 79.- हरियाणा सरकार राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 61 - ज 
I (II )-76/4964, दिनांक 17 फरवरी , 1976 ( जो कि हरियाणा सरकार राज पत्र, दिनांक 24 फरवरी , 1976 में प्रकाशित 
हुई है) में सन्द दिनांक 18 फरवरी 1976 की बजाए शब्द दिनांक 17 फरवरी 1976 पढ़ा जाए । 

क्रमांक 705-ज ( II )-76/ 11983.- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए) ( 1 ए ) तथा ( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , श्री प्रताप सिंह, पुत्र श्री दौला, गांव मदाना कलां, तहसील समर , 
जिला रोहतक , को रबी 1969 से रखी , 1970 तक 100 रुपए वार्षिक तथा खरीफ़ 1970 से 150 रुपये वार्षिक कीमत 
वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 709-1 ( II ) -76/ 11987.-पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें भाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2(ए ) (1 ) तथा 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री सुन्दर लाल , पुन श्री जय दयाल, गांव सुबाना , तहसील झज्जर , 
जिला रोहतक , को रबी, 1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली यद जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष 
प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 741- ज ( II )-76/11992.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) (1 ) तथा ( 3) ( 1 ) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री सोहन सिंह, पुत्र श्री बन्ता सिंह, गांव खेड़ी शर्फ अली, तहसील व 
जिला करनाल, को रबी , 1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दो गई शर्तों के अनुसार सहर्ष 
प्रदान करते हैं । 

यशवन्त कुमार जैन , 
विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 20th April, 1976 
No. 10634 - Agr. I (4 )-75,8719.-- In exercise of the powers conferred by sub - clause (I ) of clause 10 - A 
of the Fertiliser ( Control) order , 1957, and in supersession of Haryana Government notification No. 6838 
Agri. 1(4 )-72/171 , dated the 3rd January , 1973 , the Governor of Haryana hereby fixes the date of publication 
of this notification in the official gazette , from which no person shall carry on the business of selling any 
mixture of fertilisers unless such mixture complies with the standard set out hereunder : 


N. P.K. 
Mixture 


Sulphur 


Total 
nitrogen 
percent by 

weight, 
minimum 


Total Phosphates 
as ( P , Os) neutral 
ammonium citrate 
soluble percent 
hy 

weight , 
minimum 


Water soluable 
phosphates as 
(POs) per 
cont by 

wcight, 
minimum 


Water soluble 
potash as ( K , 0 ) 
percent by 

weight , 
minimum 


1. ( 15 , 15 , 15 ) 


15 


15 


12.75 


15 


2. (10 , 10 , 10 , ) 


10 


10 


8.50 


10 


3. ( 8.8.8.) 


8 


8 


6.80 


4. ( 15, 15 , 15.) 


15 


15 


12.75 


7.5 


18 


27 


22.95 


3 


27 


5. ( 18 :27: 3 :27 ) 
6. ( 20 :20 :5 ) 


20 


20 


17.00 


5 


7. ( 25 : 25 : 0 ) 


25 


25 


21.25 


0 


G. L. BAILUR, Commissioner & Secy. 


